रजिस्ट्री सं• डी -( मे). 72 


REGISTERED NO. D:(D)-78 


. 


MER: 


HIN 


IF 


मा 


क्यम्मजय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Tradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# . 210 ] 
No. 210 ) 


मई दिल्ली , गृहस्पतिवार , अक्तूबर 27, 1977 कार्तिक 5, 1899 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1977/KARTIKA 3, 1899 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

ASA separate compilation 


MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 


IMPORT TRADE CONTROL 


New Delhi, the 27th October 1977 


SUBJECT.- - Import of diesel generating sets — Import Policy for the period April, 
1077 - March , 1978. 

No. 95 - ITC( PN) / 77 . -- To ensure that Interruptions in production as a result ot 
power cuts are minimised to the extent possible , it has been decided to extend 
the facility for import of diesel generating sets to Actual Users, 

2 . Only applications for grant of licences for import of diesel generating sets 
of more than 626 KVA will be considered , having regard to the proven availa 
bility of indigenously made sets of smaller ratings. 

3. Eligible Actual Userg may submit their applicationg to the Chief Controller 
of Imports & Exports (C .G . Cell ), New Delhi, direct, in the manner and form 


( 1215 ) 


6121 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


Part I - -Suc . 1 


prescribed for the import of Capital Goods/ Heavy Electrical Plant (Form E - CG ) 
In Appendix 3 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 
1977 - 78. 

4 . The applications should be accompanied by the following additional informa 
tlon / documente : 
( 1) Particulars of the actual undertaking or institution for which the im 

port is sought to be made, together with its ( a ) sanctioned power 
supply (Maximum Demand ) and ( b ) the figures of annual energy 

consumption in the past 3 years . 
(11 ) A No- objection certificate from the appropriate State Electricity Board 

or other power supply authority in terms of the electricity statute . 
( iii ) Rating and other specifications, probable country of import, cif. value 

and delivery schedule of the generating set propoged to be imported 

together with proforma Invoice , in original, of the foreign suppliers 
(lv ) Particulars of any captive generating capacity already with the appll 

cant at the under taking / institution for which an application is being 
made (now ) . 


5 . Applications received in terms of this Public Notice will be considered 
under the normal C . G . procedure but the import Licences that might be granted 
will be valid for a period of twelve months only from the date of issue, with tho 
added condition that orders shall be placed with the suppliers within the first six 
months only . 


6 . As a special case , it has been decided that it will not be necessary for the 
applicants to follow , in accordance with para 137 of the Import Trade Control 
Hand Book of Rules and Procedure, 1977- 78, the advertisement procedure , even 
if the value of goods proposed to be imported is more than Rs. 7.5 lakhs. 


7 . The following amendments may accordingly be made in the import policy 
book ( Volume I ) for the period April, 1977 -March , 1978 : 
(1) The existing remark in colum 3 against sub - S .No. (3 ), under S No 

85 01, at page 69 in Section II, may be numbered as " ( 1) " . 
(11) The following additional remark may be inserted in the said colum 8 

against the aforesaid sub - S . No . ( 3 ) , under S . No . 85 01 at page 69 , 

in Section II of the Policy Book ( Volume I) for 1977- 78 : 
“ (2 ) A , U . for Import of captive diesel generating sets of more than 626 
KVA rating " 

K . V . SESHADRI, 
Chief Controller of Imports & Exporte . 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना 

पायात व्यापार नियंत्रण 

af forest, 27 Tam, 1977 
form . Fife For T - a , 1977 - AT * 1978 vafa # forg 

पायात नीति । 
# 85- ( 40 ) / 77.- Affa 

fof qra7 # Chef 
परिणामस्वरूप समाविन सीमा तक उम्पादन में प्रवरोध कम हो जाते हैं । इसके लिये यह निश्चय 
किया गया है कि वास्तविक उपयोक्तामों को भी डीजल जनरेटिंग सेट्स के मायात की सुविधा उपलब्ध 
कराई जाए । 


भाग - 


1 


भारत का असाधारण राजपम 


1217 


2 कम दरजो के स्वदेश निर्मित सेटों की प्रामाणिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केवल 
625 के०वी० ए०से अधिक के डीजल जनरेटिग सेटो के आ - ति के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए 
भावेदन -पत्रों पर विचार किया जाएगा । 


3. पान वास्तविक उपयोक्ता अपन । आवेदन- पन्न पूजीगत माल भारीविर्तीय संयन्त्र के 
पायात के लिए 1977 - 78 के लिए प्रायात व्यापा नियंत्रण नियम एवं मियाविधि हण्ड बुक के 
परिगिष्ट 3 मे निर्धारित तरीके मे एवं प्रपत्र ( प्रपत्र ई मी जी ) में म०नि० प्रा०नि० ( सी जी सेल ) 
मई दिल्ली को भेन । 


1. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचना / दस्तावेज संलग्न होने चाहिए - - 


( 1 ) वास्तविक दचनबद्धता का विवरण या जिस मस्था के लिए आयात करने की मांग 

की गई है इसके साथ ( क ) मंजूर पावर अ पूर्ति ( अधिकतम माग ) ( ख ) पिछले 
3 वर्षों में ऊर्जा खपत के प्राकडे । 


T 


( 2 ) विद्युत अधिनियम के अनुसार उपयुक्त राज्य विधुन बोई या अन्य पावर आपूर्ति 

करने वाले प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र । 


( 3 ) घर और अन्य विशेष विवरण , पायात का संभावित देश , लागत-बीमा भाड़ा मूल्य 

मौर प्रस्तावित आयातित जनरेटिंग सेट की सूदगी अनुसूची के साथ विदेशी 
सभरक के मूल प्रति मे प्रपन्न बीजक । 


( 4 ) आवेदन के पास प्रौद्योगिक / सस्था में पहले के कैपिटर जनरेटिंग क्षमता का विवरण 

जिसके लिए ( मब ) प्रावेदन -पत्र दिया जा रहा है । 


5. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों पर साधारण पूंजीगत 
माल प्रक्रिया के अधीन विचार किया जाएगा, परन्त पायात लाइसेस जो दिया जा सकता है यह जारी 
होने की तिथि से 12 मास की अवधि तक वैध होगा ; किन्तु इसके साथ अतिरिक्त शर्स यह है कि केवल 
प्रथम छ: मास मे ही संभरक को मार्डर दिए जाएंगे । 


6. विशेष मामले के रूप में , यह निश्चय किया गया है कि भावेदक के लिए यह आवश्यक नहीं 
है कि वह 1977 - 78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि खण्ड बुक के पैरा 137 
की विज्ञापित प्रक्रिया का पालन करे, चाहे प्रस्तावित आयातित वस्तु का मू य 7 5 लाख रुपये से 
अधिक भी क्यो न हो । 


57. तदनुसार , अप्रैल 1977 ---मार्च 1978 अवधि की पायात नीति पुस्तक (वा० I ) मे 
निम्नलिखित संशोधन किये जाएं : - - 


( क ) खण- 2 में पृष्ठ 89 पर क्रम संख्या 85 . 01 के अधीन उप-क्रम संख्या ( 3 ) के 

सामने के कालम 3 में वर्तमान टिप्पणी को “ ( 1 ) " के रूप में सख्यिांकित किया जाए । 


1218 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART ISEC. 1 


( ख ) 1977 - 78 की नीति पु० ( वा० I ) के खण्ड 2 में पृष्ठ 69 पर क्रम संख्या 

85 . 01 के अधीन पूर्वोक्त उपक्रम संख्या ( 3 ) के मामने उक्त कालम ( 3 ) मे 
निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाए : -- 
" ( 2 ) वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए 625 के० वी० ए० की दर से अधिक 
के केपटिव डीजल जनरेटिंग सेट " । 

का० ३० शेषाद्रि , 
मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली दारा 

मुद्रिव तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED B ( THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO 20AD , 
NEW NELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971 


